रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - ठप - खण्ड ( i) 
PART II – Section 3– Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24 , 2001 / पौष 3, 1923 
NEW DELHI,MONDAY , DECEMBER 24 , 2001 /PAUSA 3 , 1923 


- - - - - 


सं . 931 ] 
No . 9311 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2001 

__ सं. 43 ( आर.ई.- 2001 )/1997 - 2002 
का . आ . 1258 ( अ ) . - निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 ( 31 - 3 - 2001 तक किए संशोधन शामिल करते हुए ) के पैराग्राफ 1 . 3 
और 4. 11 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , समय - समय पर यथासंशोधित , निर्यात और आयात मदों के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण , 1997 - 2002 
( 31 अगस्त , 1998 तक किए गए संशोधन शामिल ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 

अनुसूची 2 की तालिका - ख में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात हेतु रामतिल के बीज से संम्बंधित कोड सं. 1207 के सम्बन्ध में कालम 
4 के अधीन क्रम सं. 2 पर उल्लिखित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ( एन डी डी बी ) के नाम को उसी क्रम सं. पर संयुक्त राज्य अमेरिका को रामतिल 
के बीज के निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यम के रूप में " धारा बेजिटेबल ऑयल एण्ड फूड्स कम्पनी लिमिटेड (डीओएफसीओ) द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जाएगा । 
2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

[ फा. सं. 01 /91 /162/51/ ए एम - 99/ पीसी- 3 ] 
एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th December, 2001 

No. 43 ( RE- 2001)/ 1997----2002 
S . O . 1258 (E ).- In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) read with Paragraphs 1.3 and 4 . 11 of the Export and Import Policy, 1997--- 2002 ( incorporating 
amendments made upto 31 - 3 - 2001 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the " ITC ( HS) 


3948 G1/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ĮPART TI — SEC . 3 (ii)] 


- 


1 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


= 


- = 


= 


- - - - - - 


Classifications of Export and Import Items. 1997 – 2002 (incorporatingamendments inade upto 31st August , 1998 )" and as 
amended from timeto time : 

In respect of Code No. 1207 relating to Niger Seeds for export to USA in Table B of Schedule -2, the name of th¢ 
National Dairy Development Board (NDDB ) appearing at S. No. 2 under Column 4 shall be substituted by ‘ Dhara Veg 
etable Oil and Foods Company Ltd . (DOFCO ) , at the same S.No. as one of the State Trading Enterpriscs for export ofNiger 
Seeds to USA , 


2 


This issues in public interest. 


F . No.01/91/ 162/51/AM -99 /PC - [ 
N . L .LAKHANPAL , Dy.Director General ofForeign Trade 

and cx -Officio Addl. Sccy . 


Punted by the Mainger, Govt. of India Press , Ring Road , Muyapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications . Dolhi- 110054 


